निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 ज्येष्ट 1938 ( श० ) 
पटना, सोमवार , 30 मई 2016 


( सं0 पटना 418 ) 


सं० 08 / आरोप - 01 - 67 / 2014 - 3582 - सा . प्र . 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 
9 मार्च 2016 


श्री प्रभु दास , बि०प्र०से० , कोटि क्रमांक - 828 / 11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, ई० अलीगंज ( जमुई ) 
के विरूद्ध निर्वाचन कार्य में अनियमितता संबंधी प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 11103 , 
दिनांक 11. 11. 2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 


2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक - 566 , दिनांक 15. 04. 2015 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों 
के लिए विभागीय पत्रांक - 282 , दिनांक 07.01.2016 द्वारा श्री दास से लिखित अभिकथन (द्वितीय कारण – पृच्छा ) की माँग 
की गयी । इस क्रम में श्री दास ने अपना स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए प्रमाणित आरोपों पर बचाव प्रस्तुत किया । 


3. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री दास के 
स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत निम्न तथ्य पाया गया : 

(i) बिहार विधान परिषद स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अंचल कार्यालय, 

खैरा को मतदान केन्द्र सं० - 16 बनाया गया था । श्री दास उक्त मतदान केन्द्र के पीठासीन 
पदाधिकारी थे जिन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित उक्त मतदान केन्द्र ( अंचल कार्यालय , 
खैरा ) में मतदान नहीं कराकर अंचल कार्यालय परिसर स्थित पंचायत समिति के सभागार में मतदान 

कराया । जिसके कारण पुनर्मतदान कराना पड़ा । 
(ii ) यधपि श्री दास का यह कृत्य भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना है तथा मतदान केन्द्र 

को परिवर्तित करने के लिए वे सक्षम भी नहीं थे । तथापि इसके कारण मतदान में किसी प्रकार का 
व्यवधान होने अथवा इसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य या गलत मंशा निहित होने का तथ्य उजागर 
नहीं हुआ है । जाँच पदाधिकारी ने भी इस संबंध में कोई प्रतिकूल मंतव्य नहीं दिया है । इन सब के 
बावजूद इस कृत्य में श्री दास की लापरवाही प्रमाणित होती है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 30 मई 2016 
5. अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री प्रभु दास , बि०प्र०से० , कोटि 
क्रमांक - 828 / 11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, ई० अलीगंज ( जमुई) सम्प्रति जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य 
एवं असैनिक आपूर्ति निगम , बक्सर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के 
नियम - 14 में प्रावधानित निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है : 

( क ) निन्दन ( आरोप वर्ष 2009 - 10 के प्रभाव से ), 

आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक 
में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 418 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


